R 


OKI 


. . 


. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

7 वैशाख 1937 ( श० ) 
संख्या 2 4 6 राँची , सोमवार 

27 अप्रैल, 20 15 ( ई०) 


नगर विकास विभाग 


अधिसूचना 


24 अप्रैल, 20 15 


संख्या- 4/ न . वि ./ चुनाव/ 105 / 2013- 1507( अनु ). . . राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड ने अपने 
पत्रांक - 03 नि . ( कार्यक्रम) - 24/ 2013-900 दिनांक 20 अप्रैल, 15 के माध्यम से झारखण्ड नगरपालिका 
अधिनियम, 2011 ( झारखण्ड अधिनियम , 07 , 2012) की धारा 539 के तहत् झारखण्ड के राज्यपाल को अपनी 
अनुशंसा प्रेषित की है कि अंतर्गत देवघर नगर निगम, धनबाद नगर निगम, चास नगर निगम, चक्रधरपुर 
नगर परिषद ( वर्ग- ख), झुमरीतिलैया नगर परिषद ( वर्ग- ख), विश्रामपुर नगर परिषद ( वर्ग- ख) , कोडरमा नगर 
पंचायत एवं मंझिआंव नगर पंचायत का पाँच वर्षों का कार्यकाल माह मई , 2015 में समाप्त हो रहा है तथा 
कार्यकाल समाप्ति के पूर्व झारखण्ड नगपालिका अधिनियम , 2011 की धारा 16(5) के उपबंधों के अधीन इन 
नगरपालिकाओं को गठित करने हेतु आम निर्वाचन कराया जाना आवश्यक है । 

इसके अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड ने यह भी अनुशंसा प्रेषित की है कि राँची नगर 
निगम के वार्ड नं .- 39 , आदित्पुर नगर परिषद ( वर्ग- क ) के वार्ड नं .- 09, मेदिनीनगर नगर परिषद ( वर्ग- ख ) 
के वार्ड नं .- 26, फुसरो नगर परिषद ( वर्ग- ख) के वार्ड नं.- 28 तथा मिहिजाम नगर पंचायत के वार्ड नं .- 04 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार, 27 अप्रैल , 2015 
में आकस्मिक रिक्ति उपलब्ध है, जिसपर धारा 589 के उपबंधों के अधीन उप निर्वाचन कराया जाना 
आवश्यक है, ( चुनाव कार्यक्रम की प्रति अनुलग्नक- I के रूप में सलग्न) । 

अतः झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 की धारा 539 के अंतर्गत जैसा कि राज्य निर्वाचन 
आयोग ने अनुशंसा की है, झारखण्ड के राज्याल एतद् द्वारा देवघर नगर निगम, धनबाद नगर निगम, चास 
नगर निगम, चक्रधरपुर नगर परिषद ( वर्ग- ख) , झुमरीतिलैया नगर परिषद ( वर्ग- ख) ,विश्रामपुर नगर परिषद 
( वर्ग- ख) , कोडरमा नगर पंचायत एवं मंझिआंव नगर पंचायत तथा राँची नगर निगम के वार्ड नं .- 39 , 

आदित्पुर नगर परिषद ( वर्ग- क ) के वार्ड नं .- 09 , मेदिनीनगर नगर परिषद ( वर्ग- ख ) के वार्ड नं .- 26, फुसरो 
नगर परिषद ( वर्ग- ख) के वार्ड नं.. 28 तथा मिहिजाम नगर पंचायत के वार्ड नं .- 04 के निर्वाचन क्षेत्र के 
मददातागण से यह अपेक्षा करते है कि वे उक्त अधिनियम एवं उसके तहत् बनी नियमावली के उपबंधों के 
अनुसार एक चरण में उक्त निर्वाचन क्षेत्र/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से दिनांक- 26 मई, 2015 को पदधारियों 
को निर्वाचित कर दें । 

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह, 
सरकार के सचिव । 


अनुलग्नक- I 


नगरपालिका ( आम एवं उप निर्वाचन, 2015 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग , 

झारखण्ड , राँची द्वारा प्रस्तावित निर्वाचन प्रक्रम 


Ch . 


कार्यक्रम 


दिनांक दिन 


जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( नगरपालिका) द्वारा प्रपत्र 5 में 
निर्वाचन की सूचना प्रकाशन की तिथि 


30.04.15 ( गुरुवार) 


( पूर्वाह्न 11: 00 बजे 


। 


2 


नाम निर्देशन करने के लिए तिथि 


02.05 . 15 ( बुधवार) से 08. 05 . 15 

( शुक्रवार ) तक 


(पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक ) 


3 


नाम निर्देशन की संवीक्षा के लिए तिथि 


09. 05. 15 ( शनिवार ) 


( पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 27 अप्रैल , 2015 


अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की तिथि 


11.05. 15 ( सोमवार ) 


( पूर्वाह्न 11: 00 बजे से अपराह्न 3: 00 बजे तक ) 


| 


5 


|निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि 


12.05. 15 ( मंगलवार ) 


( पूर्वाह्न 11: 00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक ) 


| वह तिथि ,जिसके दौरान , यदि आवश्यक हो मतदान होगा 


( प्रातः 7: 00 बजे से अपराह्न 5: 00 बजे तक ) 


26. 05. 15 (मंगलवार ) 


मतगणना की तिथि 


29 . 05 . 15 ( शुक्रवार ) 


( प्रातः 8:00 बजे से 


ar 


वह तिथि , जिसके पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पन्न करा 
लिया जायगा 


30. 05 . 15 ( शनिवार ) 


* 


* 


* 


* 


* 


* ~ 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 2 4 6 – 50 + 300 । 


